E 


रजिस्ट्री सं० सी०-( .) -78 


REGISTERED NO . 


LAN 


PEN 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


24 


प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं08] 

नई दिल्ली , शनिबार, फरवरी 25, 1978 ( फाल्गुन 6, 1899 ) 
No. 8] NEW DELHI , SATURDAY , FEBRUARY , 25, 1978 (PHALGUNA 6, 1899) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate Paglay is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 

माग II - खम 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisemonts and 

Notices issued by Statutory Bodies ] . 


(1) 


महाराष्ट्र 


भारतीय रिजर्व बैंक 
कृषि ऋण विभाग 

(केन्द्रीय कार्यालय ) 
बम्बई-400 018, दिनांक 13 फरवरी 1978 
सं० ए० सी० टी० 43/ए 18-77/ 3 -- बैकिंग विनियमन 
अधिनियम 1949 की धारा 36 ए की उपधारा ( 2 ) के 
साथ पढ़ी जाने वाली धारा 56 के खंड ( za ) के अनुसरण 
में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह अधसूचित करता 
है कि निम्नलिखित सहकारी बैंक उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन के लिये सहकारी बैंक ही रह गये है । 


2. सी वार्ड गुजराती को - आपरेटिव 

क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 
हटमेंट नं० 8 , 
म्यूनिसिपल गुजराती अपर प्राइमरी 
स्कूल मुम्बा देवी तलाब मैदान के नज 
कीक कालबादेवी रोड, बम्बई- 2 


- 


- 


टी० एस० को चारी, 
अपर मुख्य अधिकारी 


राज्य 


क्र० सं० प्राथमिक सहकारी बैंक का 

नाम 


(3 ) 
केरल 


1. 


( 2) 
दि मवर्नमेन्ट प्रेस, एम्पलाईप कोपाप - 
रेटिव सोसाइटी लि . . 
नं0 300, 
त्रिवेन्द्रम । 


भारतीय स्टेट बैंक 
कार्यालय प्रबन्धक विभाग 

( स्थानीय प्रधान कार्यालय ) 
नई दिल्ली ,110001 ,दिनाक 18 जनवरी 1978 
सं० प्रो० एम० डी०/ 672 -- सर्व श्री आर० डी० कृपलानी 
तथा बी० राय वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों ( प्रोबेशन पर ) ने 
1 अक्तूबर , 1977 से मई दिल्ली स्थानीय प्रधान कार्यालय 


479GI/ 77 


( 701 ) 


702 

भारत का राजपत्र , फरवरी 25, 1978 ( फाल्गुन 6, 1899 ) [ भाग III - बड 4 
में क्रमशः मुख्य अधिकारी ( ण ) तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक , "( 2) जिला कन्नानोर के तालुक कन्नानोर में राजस्वग्राम 
क्षेत्र 6 का कार्यभार संभाला । 

कन्नाडीपरबा और कन्नापुरम , तथा 
ह० अपठनीय 

( 3 ) जिला कन्नानोर के तालुक ताली पंखा में राजस्वनाम 
महाप्रबन्धक ( योजना ) 

मीरा जूहा ।" 

फकीर चन्द , 
सूचना 

निदेशक ( योजना एवं विकास ) 
भारतीय स्टेट बैंक के शेयर होलडरों की 23 वी सर्वसाधारण 

टिप्पणी : - - " हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने 
वार्षिक बैठक निम्नलिखित विषयों के संचालन हेतु शुक्रवार 

पर अंग्रेजी में लिखित विवरण को शुद्ध माना 
दिनांक 31 मार्च 1978 को शाम 4 बजे बैंक के स्टाफ कालेज 

जाये । " 
हाई विलफ 6 - 3- 1188 बेगम पेट मार्ग, हैदराबाद - 500016 
में होगी 

दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वकर्स 

एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया 
( 1 ) केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट 21 दिसम्बर 1977 को तैयारकिया 
हुआ वित्तीय स्थिति विवरण तथा बैंक का लाभ हानि लेखा 

( कास्ट एकाउन्टेन्ट्स ) 
एब इन दोनों पर लेखा परिक्षक की पोर्ट इत्यादि विषय के 

कलकत्ता, दिनांक 16 जनवरी 1978 
सम्बन्ध में ; 

सं० 11-सी० सुब्ल्यू० प्रार . ( 63)/ 18 -- दी कास्ट एण्ड 
( 2) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (i) ( सी ) के धकर्स एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 11 के 
अंतर्गत सर्व श्री एम० एम० सूरी एवं जे०एम० चुडासामा , जिनका 

उप -विनियम ( 3 ) का अनुसरण कर यह सचित किया 
समय 15 मार्च 1978 को समाप्त होता है, तथा जो पुनःनिर्वाचन 

जाता है कि श्री के० एस० चन्द्रशेखरन , वी० काम , 
के लिए योग्य है , के स्थान पर बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के दो ए० आई० सी० डब्ल्य० ए० जगदीश 101 -ब्लाक 1 , स्की० 6 , 
निदेशकों के चुनाव के सम्बन्ध में ; 

रोड , 1 मतुंगा, बम्बई-19 ( सदस्यता संख्या 2215 ) के अभ्यास 
पी० सी० जी० न म्बियार 

करने का प्रमाण पत्र , उनको निजी प्रार्थना पत्र पर 22 दिसम्बर , 

1977 से 30 जून, 1978 तक रद्द किया जाता है । 
अध्यक्ष 

एस० एन० घोस , 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

सचिव 
नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1978 

संचार मंत्रालय 
सं० एन० 17/ 13/ 78 - - योजना एवं विकास ( 4 ) कर्मचारी 

( डाक -तार बोर्ड ) 
राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 5 के 
उप विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

सूचना 
हए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में 

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1978 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग क ख तथा ग के लिये प्रथम अंशदान सं० 25-6/ 78-एल० आई० - श्री धोनदीना मोर को 
एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 11 फरवरी , 1978 क्रमांक एल० - 7724 , दिनाक 1- 5- 1973 को 5 ,000/- रुपये 
की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गम हो 
लिये प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान 
गया है : 

रोक दिया गया है , । उपनिदेशक , डाक जीवन बीमा , कलकत्ता 

को बीमेदार के नाम पालिसी को दूसरी प्रति जारी करने के 
वर्ग . प्रथम अंशदान अवधि प्रथम लाभ अवधि 

अधिकार दे दिए गए हैं । जनता को चेतावनी दी जाती है कि 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

मल पालिसी के संबंध में कोई लेन - देन न करें । 
जिस मध्य रानि जिस मध्य रात्रि जिस मध्य रात्रि जिस मध्य रात्रि 
को प्रारम्भ होती को समाप्त होती को प्रारम्भ होती को समाप्त होती 

एस० सिरिनिवासन , 
निदेशक ( डाक जीवन बीमा ) 


क . 
ख . 
ग . 


11 - 2 -78 
11- 2- 78 
11- 2- 78 


29- 7- 78 
30 - 9 - 78 
27 - 5 - 78 


11- 11- 78 
11-11- 78 
11 - 11- 78 


28 - 4 - 79 
30 - 6 - 79 
24- 2- 79 


अनुसूची 
केरल राज्य में 

। जिला कन्नौर के ताल्लुक तल्लीरी में राजस्व 
ग्राम कन्डनकुन्नु और चोकली के अन्तर्गत पाने - 
वाले क्षेत्र 


सालारजंग संग्रहालय मंडल का कार्यालय , 

सचना 
. . हैदराबाद , दिनांक 7 फरवरी 1978 
सं० 2- 68/ 16- 78- 87 - - सालारजंग . संग्रहालय , नियम 
1962 के नियम 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार को उपयोग में 
लाते हुए सालारजंग संग्रहालय मंडल , भारत सरकार की 
पूर्व अनुमति से , यहां, सालारजंग संग्रहालय प्राविडेंट फंड 
1963 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा : 


भाग - 4 ] भारत का राजपत्र, फ़रवरी 25, 1978 ( फाल्गन 6, 1809 ) 

703 
1. (i) इन नियमों की सालारजंग संग्रहालय मंडल अंश 

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना 
दायी प्राविडेंट फंड ( संशोधन ) नियम , 1977 

कलकत्ता 693 102,दिनांक 3 फरवरी 1978 
कहा जा सकता है । 

आवेश 
( ii ) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख के पश्चात 
लाग होंगे । 

सं० 31 ( 65 )/ 68- आई० ई० -- श्री के० आई० मक्कड़ 

ने , जब कि वे मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में ट्रेडमैन 
2. सालारजंग संग्रहालय मंडल , अंशदायी प्राविडेंट फंड नियम 

( ई ) (क्रेन आपरेटर) के पद पर काम कर रहे थे, 12 
नियम , 1963 के नियम 92 के पश्चात निम्नलिखित 
नियम शामिल किये गये हैं यथा : 

विसम्बर, 1977 से 26 दिसम्बर, 1977 तक की 15 दिन 

की छुट्टी के लिए आवेदन किया था । आवेदन करते समय 
" अंशदाताओं को 12 ए प्रेरक बोनस : --- 

उन्होंने स्पष्ट रूप से यह सूचित किया था कि वे ड्यूटी पर 
मंडल एक अंशदायी के खाते में , सहयोगी प्राविडेंट फंड 27 दिसम्बर, 1977 को वापस लौट भायेंगे । 
अंशदान , अंशदायियों द्वारा , पर बोसन निम्नलिखित शतों पर 
जमा कराएगा , यथा : 

2. चूंकि उक्त श्री मक्कड़ 26- 12-1977 तक ली गई 
( 1) अप्रैल , 1976 के पहले दिन प्रारम्भ होने वाले 

अपनी छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस नहीं आये 
वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहालय के किसी कर्म 
चारी ने अपने प्राविडेंट फंड से यदि रकम नहीं 
उठायी है तो वह वर्ष की अवधि में जमा अंशदान 

3. तथा चूंकि , श्री मक्कड़ ने तो आज की तारीख तक 
पर बोनस का अधिकारी होगा , 

ड्यूटी पर वापस पाए हैं और न ही उन्होंने अपनी अप्राधिकृत 
( 2 ) कर्मचारी के पारिश्रिमिक , प्रतिमास 500 तक बोनस अनुपस्थिति के कारणों की कोई सूचना परियोजना को भेजी 

का हिसाब 3 प्रतिशत की दर पर किया जायेगा 
और 500 रु० प्रति मास से अधिक है पारिश्रमिक 
पर 1 प्रतिशत की दर पर । बोनस की रकम का 

4. अतः अब अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित स्थाई आदेश संख्या 
कुल योग पूर्ण रुपये के आसपास रहेगा (पचास 

38 ( 1 ) के अनुसार, जो कि श्री मक्कड़ पर उनके मद्रास 
पैसे को रुपये तक गिना जाएगा ) । 

परमाणु विद्युत परियोजना के होने के कारण कर्मकार 
( 3 ) विवरण वर्ष की 31 मार्च, को पारिश्रमिक पर लागू होता है, एतद्वारा यह घोषित करते है कि श्री मक्कड़ 
बोनस के हिसाब की गणना की जायेगी । 

ने 12 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से स्वेच्छापूर्वक नौकरी 
मोट : - - शब्द "पारिश्रमिक का वही अर्थ रहेगा जोकि 

छोड़ दी है, तथा उक्त स्थाई आदेश के अनुसार, यदि कोई 
नियम के उप -नियम 2 में निर्दिष्ट है , 

कमकार अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है अथवा पहले 

से मंजूर की गई छुट्टी की अवधि को प्राज्ञा लिए बिना या 
( 4 ) शब्द “निकासी का अर्थ इन्श्योरेंस पालिसियों में 

सूचना दिए बिना 14 दिन या इससे अधिक की अवधि के 
पैसा जमा करते समय प्रत्यर्पणीय और अप्रत्य 

लिए अगे बढ़ा लेता है, तो उसके सम्बन्ध में यह माना जाएगा 
पंणीय निकासी दोनों रहेगा और यह अंशगयी 
को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं करेगा । 

कि उसने नौकरी को स्वेच्छापूर्वक छोड़ दिया है । 
ऐसे मामलों में बोनस विवरण वर्ष के अन्तर्गत 
वित्तीय नीतियों के लिये ली गयी रकम घटाने 

5. यह नोटिस इस कारण से जारी किया जा रहा है 
के बाद अंशदान से जुड़ा नहीं रहेगा , 

है कि मक्कड़ को उनके उस स्थाई निवास के पते पर, जो 

है कि उन्होंने इस परियोजना की सेवा में रहते हुए दिया था , 
- ( 5 ) इस तरह बोनस का हिसाब अंशदाता के खाते में 
जमा करा दिया जाएगा । यह प्राविडेंट फंड में 

भेजा गया ज्ञापन संख्या 31 ( 65 )/ 68- आई० ई०/ पार० 
जमा रकम पर ब्याज में बढ़ोतरी होगी । 

153 तारीख 19- 1- 1978 मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना 

को यह बताते हुए लौटा दिया गया है कि सम्बन्धित पक्ष 
बोनस की रकम " प्राविडेंट फंड अंशदाता प्रेरक 
" बोनस शीर्षक अलग खाते में डाल दी जाएगी । 

भारत छोड़ कर चला गया है । 


शारदा मुकर्जी, 

अध्यक्ष 
सालारजंग संग्रहालय मंडल 


एम० . हरिप्रसाद राव 
मुख्य परियोजना अभियन्ता 


704 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 25 , 1978 (PHALGUNA 6 , 1899 ) [PART III — SEC . 4 


RESERVE BANK OF INDIA 
AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT 

CENTRAL OFFICE 

Bombay 400 018, the 13th February 1978 
No . ACD . 43 /A . 18 -77 /8 — In pursuance of sub -section (2 ) of section 36A rçad with clause (za ) of section 56 of the Banking 
Regulation Act, 1949 , the Reserve Bank of India hereby notifics that the following co - operative banks have ceased to be co - operative 
banks within tho meaning of the said Act. 
Sr. No. Name of the primary co -operative bank 

State 
The Government Press Employees Co-operative Society Ltd ., No. 300 , Trivandrum 

Kerala 
C Ward Gujarati Co -operative Credit Society Ltd , Hutment No. 8, Near Municipal Gujarati 
Upper Primary School, Muinbadevi Tank Maidan , Kalbadevi Road , Bombay- 2 . 

Maharashtra 


T . S . K . CHARI, 
Additional Chicf Officer, 


STATE BANK OF INDIA 
(LOCAL HEAD OFFICE ) 

NOTICE 
New Delhi- 110001, the 18th January 1978 
No. OMD /672 . - S / Shri R . D . Kriplani and B . Rai, Senior 
Staff Officers (on probation ) have been posted as Chief 
Manager ( Credit ) . Advances Department and Regional 
Manager, Region VI, New Delhi L . H . O . respectively w .e .f . 
1st October 1977 . 

K . S , T , PANI, 
Gonoral Manager (Planning ) 


College at Hige Cliff , 6 - 3 - 1188 Begumpet Road , Hyderabad 
500016 , on Friday , the 31st March 1978 at 4 .00 P . M . for tho 
Transaction of thc following business : 
( 1 ) To receive the Central Board Report, the Balance 

Shcet and Profit and Loss Account of the Bank 
made upto the 31st December 1977 and the Auditors 
Report on the Balance Shect and Accounts , and 


NOTICE 
New Delhi- 110001 , the 16th February 1978 
The twenty third annual general meeting of the shareholders 
of the State Bank of India will be held at State Bank s Staff 


( 2 ) To elect two Directors to the Central Board of tho 

Bank , under the provisions of Section 19 ( 1 ) ( c ) of 
the State Bank of India Act in the place of Sarva 
shri M . M . Suri and J , M . Chudagsma, whoso termo 
oxpire on the 15th March 1978 and who aro eligible 
for re -election . 

P . C . D . NAMBIAR , 

Chairman 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 


New Delhi, the 7th February 1978 


No. N . 17 / 13 /78 - P & D (4 ) — In exercise of the powers conferred by sub -regulation ( 1) of Regulation 5 of the Employees State 
Insurance (Goneral) Regulations, 1950 , the Director General has determined that in the areas specified in tho Schedule given below 
the first contribution and first bonefit periods for Sets A , B , and C shall begin and end in respect of persons in insurable employment 
on the appointed day of midnight of 11th February , 1978 as indicated in the table given below : 


Set 


First contribution period 


First benefit period 


Begins on 
midnight of 
11 -2 - 1978 
11 - 2 - 1978 
11- 2 - 1978 


Ends on 
midnight of 
29 - 7 - 1978 
30 - 9 - 1978 
27- 5 - 1978 


Begins on 
midnight of 
11- 11 - 1978 
11 -11- 1978 
11 - 11- 1978 


Ends on 
midnight of 
28 -4 - 1979 
30 -6 - 1979 
24 - 2 - 1979 


, 


SCHEDULE 

(1) The areas within the towenuo villages of Kadankunnu and Chokli in Tellicherry Taluk in Cannanore District. 
(2 ) The revenue villages of Kannadiparamba and Kannapuram in Cannanore Taluk in Cannanore District ; and 
(3 ) The revenue vilage ofMorazha in Taliparamba Taluk in Cannanore District, in the State of Kerala . 

FAQIR CHAND , 
Director ( Plg . & Dev .) 


THE INSTITUTE OF COST AND WORKS 

ACCOUNTANTS OF INDIA 
Calcutta , the 16th January 1978 


lations, 1959 , it is hereby notified that the Certificate of 
Practice granted to Shri K , S . Chandrasekharan , BCOM , 
AICWA, " Jagdish " Plot No. 101, Block I , Scheme 6 , 
Road No. 1 , Matunga Bombay - 19 , (Membership No. 2215 ) 
shall at his own request, stand cancelled from 22nd Docom 
ber 1977 to 30th June 1978 . 


(Cost Accountants ) 


No . 11 -CWR (63) 778 . - In pursuance of sub -regulation ( 3 ) 
of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Rogu 


S . N . GHOSE , 

Secretary 


Part III — SEC , 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 25 , 1978 ( PHALGUNA 6 , 1899 ) 


705 


- - 


- 


- - . 


. . - 


- 


INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS & 

TELEGRAPHS 
New Delhi-110001, the 14th February 1978 


NOTICE 


No. 25-6 /78 -LI. — Postal Life Insurance policy No . L -7724 
dated 1- 5 -73 for Rs. 5000 / - held by Shri Dhondiba More 
having been lost from the Department custody, Notice is 
hereby given that the payment thereof has been stopped . 
The Dy. Director, Postal Life Insurance , Calcutta has been 
Authorised to issue a duplicate policy in favour of the insu 
rant. The Public are hereby cautioned against dealing with 
the original policy . 

S . SRINIVASAN , 

Director (PLI) 


(iii ) For calculation of bonus , emoluments as on the 

31st March of the preceeding year shall be taken . 
Note --- The term "emoluments shall have the same 

meaning assigned to it in sub - rule 2 of rule 9 ; 
( iv ) The term withdrawal means both refundable and 

non -refundable withdrawals , while withdrawals for 
financing insurance policies , shall not makc subscri 
bers ineligible for this benefit. The bonus shall in 
şuch caseo be related to not subscription during the 
year after deducting the amount of withdrawals 

for financing policies ; 
( v ) Thę bonus 50 calculated shall be credited to the 

accounts of the subscriber. This shall be in addi 
tion to the interest allowed on provident fund 

balances; 
( vi) The amount of bonus shall be debited to a separate 

head of account Incontive Bonus to Provident Fund 
Subscribers . 

SHARDA MUKERJEE, 

Chairman 
Salar Jung Museum Board 


OFFICE OF THE SALAR JUNG MUSEUM BOARD 

Hyderabad , the 7th February 1978 
No.II- 68 / 76 - 78 - 87 .- In exercise of the powers conferred 
by regulation 14 of the Salar Jung Musoum Regulations 
1962, the Salar Jung Museum Board, with the prior approval 
of the Central Government, hereby makes the following rules 
further to amend the Salar Jung Museum Provident Fund 
Rules, 1963, namely : 
1 . ( i) These rules may be called Salar Jung Museum 

Board Contributory Provident Fund ( Second 

Amendment ) Rules, 1977. 
( ii ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . after rule 12 of the Salar Jung Muscum Board Con . 
tributory Provident Fund Rules, 1963 , the following rule 
shall be inserted , namely : 

“ 12A Incentive Bonus to subscribers : 
The Board ghall pay to the credit of the account of a 
subscriber bonus on Contributory Provident Fund subscrip 
tion by the subscribers , on the following conditions, 
namely : 

(i) During the financial year commencing on the 1st 

day of April , 1976 , any employee of the museum 
who does not withdraw any amount from his Provi 
dont Fund account shall be entitled to a bonus on 

the subscriptions made during that year; 
( ii ) The bonus shall be calculated at the rate of 3 % 

for employees drawing emoluments upto Rs. 500 / 
per month and 1 % for employees drawing emolu 
ments above Rs. 500 / - per month . The total 
amount of bonus should be rounded to the nearest 
whole rupee ( ilfty paige counting as the next higher . 
rupce ) ; 


MADRAS ATOMIC POWER PROJECT 
Kalpakkam 603102 , the 3rd February 1978 

ORDER 
No. 31 (65 ) /68 - IE . / P . 1475 . — Shri K . I. Makkar, while 
functioning as Tradesman (ES ) (Crunc Operator ) in the 
Madras Atomic Power Project, appliqd for leave for 15 days 
from December 12 1977 to December 26 , 1977 with spe 
cific intimation that hc will resume duties on December 27 , 
1977 . 

2 . WHEREAS the said Shri Makkar did not resume duties 
after the expiry of the leave applied for by him upto 
26 - 12 - 1977 . 

3 . AND WHEREAS till date Shri Makkar has not resumed 
duties and has also not sent any communication to the Pro 
ject intimating the reason for his unauthorised absence . 

4 . NOW , THEREFORE , the undersigned in accordance 
with certified Standing Order No. 38 ( 1 ) applicable to Shri 
Makkar being a workman of the Madras Atomic Power Pro 
ject, hereby declare that Shri Makkar has abandoned the 
employment voluntarily with effect from the forenoon of 
December 12, 1977 , and in accordance with the Standing 
order ibid if workman remains unauthorisedly absent or over 
stays the leave already granted without permission or with 
out intimation for a period of 14 days or more , he is deemed 
to have abandoned the employment voluntarily . 

5 . This notice is being issued as a Memo No. 31 (65 ) / 
68 - IE / R . 153 dated 19 - 1 - 1978 sent to Shri K I. Makkar 
to the permanent residential address furnished by him while 
in service in this Project has been returned to MAPP stating 
that the party has left India . 

M . HARIPRASAD RAO , 

Chief Project Engineer 


4 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978 


